50 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 15, 2013 ( PAUS. 25 , 1934 SAKA) 


[ PARTI 


हिजरावां खुर्द, खण्ड फतेहाबाद के वार्ड नं० 2 से पंच पद हेतु आयोग की अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी ०/ई०-II/2010/5385, दिनांक 
6 जुलाई, 2010 अनुसार राज पत्र में प्रकाशित हुआ था । 

2. यह कि एडीशनल सिविल जज, फतेहाबाद द्वारा चुनाव याचिका नं ० 0388- सी/ 2010 में दिनांक 15 फरवरी, 2011 को पारित आदेश 
व उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं ०), फतेहाबाद की सिफारिश के मध्यनजर आयोग की अधिसूचना एस० ई० सी ०/ई०- II/2011/1631. 
दिनांक 5 जुलाई, 2011 के तहत श्री प्रेम सुपुत्र श्री गणपत राम का नाम पंच वार्ड संख्या 2, ग्राम पंचायत हिजरावां खुर्द से अधिसूचना से 
आलोपित करते हुए उसके स्थान पर श्री प्रेम चंद पुत्र श्री बाग चंद को ग्राम पंचायत, हिजरावां खुर्द से निर्वाचित पंच अधिसूचित किया गया था । 

3. यह कि श्री प्रेम सुपुत्र श्री गणपत राम द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर याचिका नं 0 10791 ऑफ 2011 
पर पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 3 जून, 2011 के मध्यनजर आयोग की अधिसूचना संख्या एस ० ई० सी ०/2 ई०- II/ 2011/ 1814, दिनांक 
27 जुलाई, 2011 द्वारा आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या एस० ई० सी ०/2ई०- II/ 2011/ 1631, दिनांक 5 जुलाई, 2011 को आगामी आदेशों तक 
स्थगित कर दिया गया था । 

4. यह कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा याचिका नं 0 10791/2011 पर पारित आदेश दिनांक 17 अक्तूबर, 2012 
के तहत इस याचिका को खारिज ( dismiss ) किया जा चुका है । अत: माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 
17 अक्तूबर, 2012 के मध्यनजर आयोग अपनी अधिसूचना संख्या एस ० ई० सी ०/ ई०-II/ 2011/1814, दिनांक 27 जुलाई, 2011 को तुरन्त प्रभाव से 
वापस लेता है । 


-- 


पंचकूला 
दिनांक 1 जनवरी, 2013. 


धर्मवीर 
राज्य निर्वाचन 

आयुक्त, 

हरियाणा। 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 
निर्वाचन सदन , प्लाट नं 0 2, सैक्टर 17 , 

पंचकूला । 


दिनांक 4 जनवरी, 2013 


संख्या रा ०नि ० आ o/3 -II/ 2013/ 60. अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला के यादी क्रमांक 3098/पंचायत/ 2012, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 
द्वारा की गई प्रस्तावना व हरियाणापंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161(4) का अनुसरण करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, 
एदद्द्वारा श्री रमेश कुमार पुत्र श्री छितर राम का नाम बतौर उपप्रधान, जिला परिषद्, पंचकूला की शेष अवधि के लिए अधिसूचित करता है । 


धर्मवीर , 


पंचकूला : 
4 जनवरी , 2013. 


राज्य निर्वाचन 

आयुक्त, 

हरियाणा । 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR 17 , 


PANCHKULA 


The 4th January , 2013 


No. SEC /3E - 11/2013/60 .-- In / pursuace of the provisions of Section 161(4 ) of the Haryana Panchayati Raj Act, 
1994 and proposal of the Additional Deputy Commissioner, Panchkula made vide Memo No. 3098/ Pahchayat / 2012 , 
dated 21st December, 2012 , the State Election Commission , Haryana hereby notifies the name of Shri Ramesh Kumar 
S /o Shri Chittar Ram , as Vice President of Zila Parishad, Panchkula for the period of un -expired portion of the term . 


Panchkula : 


DHARAM VIR 


The 4th January , 2013 


State Election Commissioner , Haryana, 


